रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


SEAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, सोमवार , जनवरी 7 , 2019 / पौष 17 , 1940 
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7 , 2019 /PAUSHA 17 , 1940 


सं . 14] 
No. 14 ] 


वित्त मंत्रालय 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 7 जनवरी, 2019 
सा . का . नि . 14( अ). — केन्द्रीय सरकार , सरकारी बचत बैंक अधिनियम , 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियमावली , 1981 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : 
1. (1 ) इन नियमों को राष्ट्रीय बचत सावधि जमा ( संशोधन ) नियमावली , 2019 कहा जाएगा । 
___ ( 2) इन्हें 1 जनवरी, 2019 से लागू माना जाएगा । 
2. राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियमावली , 1981 में , नियम 7 में , 
( क ) शीर्षक सारणी- क्ष के अंतर्गत , कोष्ठकों, शब्दों, आंकड़ों और अक्षरों के लिए "[1 अक्तूबर, 2018 को या उसके बाद जमा 
कराई गई राशि के लिए ", कोष्ठक , शब्द , आंकड़ों और अक्षरों "[1 अक्तूबर, 2018 को या उसके बाद लेकिन 01 जनवरी , 
2019 से पहले जमा कराई गई राशि के लिए]” प्रतिस्थापित किए जाएंगे "; 
( ख) सारणी- क्ष के बाद निम्नलिखित सारणी अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात्: 

" सारणी - य ख " 
[1 जनवरी, 2019 को या उसके बाद जमा की गई राशि] 


जमा की अवधि 


प्रति वर्ष प्रतिशत ब्याज दर 


1 वर्षीय 


7 . 0 


2 वर्षीय 


119 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


3 वर्षीय 


7 . 0 


5 वर्षीय 


7 . 8 


( ग) नोट में पैराग्राफ ( 2) में शब्द और अक्षर “ सारणी - यक ” के स्थान पर शब्द और अक्षर " सारणी यक " अथवा “सारणी यख " 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 

[ फा . सं. 1/04/ 2016-एनएस ] 

अरविन्द श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 
टिप्पणी : प्रधान नियम सा . का . नि . 664( अ ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसे 
सा . का . नि . 300( अ), तारीख पहली अप्रैल , 1982 , सा . का .नि . 257 ( अ ), तारीख 11 मार्च, 1983, सा . का . नि . 502( अ), 
तारीख 9 जुलाई, 1984, सा . का . नि . 418( अ), तारीख 10 मई, 1985, सा . का . नि . 193 ( अ), तारीख 12 फरवरी , 1986 , 
सा . का . नि . 362( अ ), तारीख पहली अप्रैल , 1987 , सा . का . नि . 1005 ( अ ), तारीख 23 दिसंबर , 1987, सा . का . नि . 353( अ ), 
तारीख 18 मार्च, 1988 , सा . का . नि . 507( अ), तारीख 23 मई , 1990, सा . का . नि . 191 ( अ), तारीख 27 मार्च, 1991 , 
सा . का . नि . 580 ( अ ), तारीख 12 सितंबर , 1991, सा . का . नि . 727( अ ), तारीख 6 दिसंबर , 1991, सा . का . नि . 431 ( अ ), 
तारीख 24 अप्रैल , 1992, सा . का . नि . 586( अ ), तारीख 2 सितंबर, 1993, सा . का . नि . 118 ( अ), तारीख 8 मार्च, 1995 , 
सा . का . नि . 5 ( अ ), तारीख 1 जनवरी , 1999 , सा . का . नि . 43 ( अ), तारीख 15 जनवरी, 2000 , सा . का .नि . 151 ( अ), तारीख 
1 मार्च, 2001 , सा . का .नि . 159 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा . का . नि . 174 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2003, 
सा . का .नि . 589 ( अ ), तारीख 25 जुलाई , 2003 , सा . का .नि . 286( अ), तारीख 13 मई , 2005 , सा . का . नि . 479 ( अ ), 
तारीख 26 जून , 2008, सा . का . नि . 742 ( अ ), तारीख 4 अक्तूबर , 2011 , सा . का . नि . 846( अ), तारीख 25 नवंबर , 2011 , 
सा . का . नि . 323 ( अ ), तारीख 25 अप्रैल , 2012, सा . का . नि . 400 ( अ ), तारीख 25 जून , 2013, सा . का . नि . 222( अ ), 
तारीख 13 मार्च, 2014 , सा . का .नि . 490 ( अ ), तारीख 11 जुलाई , 2014, सा . का . नि . 356 ( अ ) तारीख 29 मार्च, 2016 
सा . का . नि . 941( अ) तारीख 30 सितंबर, 2016 और सा . का . नि 51 ( अ ) दिनांक 18 जनवरी , 2017, सा . का . नि . 385( अ ) 
तारीख 31 मार्च, 2017 , सा . का .नि . 861 ( अ ) तारीख 30 जून , 2017, सा . का . नि . 1236 ( अ ) तारीख 3 अक्तूबर , 2017 , 
सा . का . नि . 34( अ ) तारीख 1 जनवरी , 2018 और सा . का . नि . 958 ( अ ) तारीख 28 सितंबर , 2018 द्वारा संशोधन किया 
गया था । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 7th January , 2019 


G . S . R. 14( E). — In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings 
Promotion Act, 1873 (5 of 1873 ), the CentralGovernment hereby makes the following rules further to amend 
the National Savings Time Deposit Rules, 1981, namely : 


1. (1) These rules may be called the National Savings Time Deposit ( Amendment) Rules , 2019. 

(2 ) They shall deemed to have come into force on the 1st day of January , 2019 . 
2. Inthe National Savings Time Deposit Rules , 1981, in rule 7, 
( A ) under the heading Table -ZA , for the brackets, words, figures and letters “ (For deposits made on or 
after the 1st October, 2018 )”, the brackets words, figures and letters , “ (For deposits made on or after the 1st 
day of October, 2018 but before the 1st day of January , 2019 )” shall be substituted ; 
( B ) after Table-ZA, the following Table shall be inserted, namely : 


[ HTT II - QUE 3 ( i) 7 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“ Table - Z B ” 
[For deposits made on or after the 1st January , 2019 ] 
Period of deposit 

Rate of Interest 


per cent. per annum 


1 year 


7 .0 


2 years 


7 .0 


3 years 


7 .0 


5 years 


7.8 


(C ) in the Notes , in paragraph (2), for the word and letter “ Table ZA ” , the words and letters “ Table ZA ” or 
“ Table ZB ” shall be substituted . 

[F . No. 1/04 /2016 -NS ] 

ARVIND SHRIVASTAVA, Jt. Secy . 
Note : The Principal rules were published vide G .S.R . 664 (E ), dated the 17th December , 1981, and 
subsequently amended vide : - G . S. R . 300 (E ), dated the 1st April, 1982 , G . S .R . 257 (E ), dated the 11th March , 
1983 , G .S . R . 502( E ), dated the 9th July , 1984 , G . S . R . 418 ( E ), dated the 10th May , 1985 , G .S . R . 193 ( E ), dated 
the 12th February , 1986 , G . S .R . 362( E ), dated the 1st April , 1987 , G .S . R . 1005 ( E ), dated the 23rd December, 
1987 , G . S . R . 353( E ), dated the 18th March , 1988 , G . S . R . 507 ( E ), dated the 23rd May , 1990, G . S .R . 191( E ), 
dated the 27th March , 1991, G . S . R . 580 ( E ), dated the 12th September, 1991 , G . S . R . 727 ( E ), dated the 
6th December, 1991 , G . S . R . 431( E ), dated the 24th April , 1992 , G .S . R . 586 (E ), dated the 2nd September, 1993, 
G .S . R . 118 ( E ), dated the 8th March , 1995, G . S . R . 5 ( E ), dated the 1st January , 1999 , G . S . R . 43 ( E ), dated the 
15th January , 2000 , G . S .R . 151( E ), dated the 1st March , 2001, G . S .R . 159 (E ), dated the 1st March , 2002, 
G . S .R . 174 (E ), dated the 1st March , 2003 , G .S .R . 589(E ), dated the 25th July, 2003 , G .S .R . 286 (E ), dated the 
13th May, 2005 , G .S .R . 479( E ), dated the 26th June , 2008 , G . S . R . 742 (E ), dated the 4th October, 2011 , 
G .S.R . 846 ( E ), dated the 25th November, 2011, G .S.R . 323 (E ), dated the 25th April, 2012 , G .S .R . 400 (E ), 
dated the 25th June, 2013 , G .S .R . 222 ( E ), dated the 13th March , 2014 , G .S .R . 490 (E ), dated the 11th July , 
2014 , G . S.R . 356 (E ) dated the 29th March , 2016 , G .S.R . 941(E ), dated the 30th September, 2016 , G .S.R . 51 (E ), 
dated the 18th January, 2017 , G .S . R . 385 ( E ), dated the 31st March , 2017, G . S. R . 861(E ), dated the 
30th June, 2017 ,G . S . R . 1236 ( E ), dated the 3rd October, 2017 , G . S . R . 34 (E ) dated the 1st January , 2018 and 
G . S .R . No . 958 (E ), dated 28 .9 .2018 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 

Date: 2019.01.08 
KUIVIAN 21: 59 : 47 + 05 30 


ALOK 


Digitally signed 


